इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


Fध्य प्र 


सत्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 603 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 13 नवम्बर 2017 - कार्तिक 22, शक 1939 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2017 


क्र . एफ - 22 - 12 - 2017 - आठ. - मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 95 तथा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश 
राजपत्र में दिनांक 9 अक्टूबर 2017 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात् : 

संशोधन 


उक्त नियमों में , 


( 1 ) नियम 77 में , उप नियम ( 1ख ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत : स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


“ ( 1ग ) ग्रामीण मार्गों पर यात्रियों को सुरक्षित , निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुज्ञापत्र 

मंजूर करने वाला प्राधिकारी किसी मंजिली गाड़ी की अनुज्ञापत्र मंजूर/ नवीनीकरण करते समय या किसी भी समय 
निम्नलिखित शर्त लगा सकता है , अर्थात् : 


" अनुज्ञा पत्र धारक अनुज्ञापित मार्ग के साथ - साथ ग्रामीण मार्ग के लिए भी अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सेवा का प्रचालन करेगा. " 


( 2 ) नियम 116 - क में , उपनियम ( 3 ) का लोप किया जाए. " 


1205 


1206 


7874CET 175743 , FGTC 13 Tatok 2017 


No. F - 22 - 12 - 2017 -VIII . - In exercise of the powers conferred by Section 95 and 96 of the Motor Vehicles Act, 
1988 (No. 59 of 1988 ), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor 
Vehicle rules, 1994 , the same having been previously published as required by sub - section ( 1) of Section 212 of the 
said act in the Madhya Pradesh Gazette dated 9th October 2017 namely : 


AMENDMENT 
In the said rules , 

(1) In rule 77 , after sub- rule ( 1b ), the following sub rule shall be instered , namely: 


" ( lc ) 


In order to ensure safe, secure and convenient transport services to the pessengers on the rural 
route, the permit granting Authority , while granting/ renewal of Stage Carriage permit or at any 
time may impose the following condition , namely : 


“ The permit holder shall operate the service after obatining the permit for rural route along with the 

permitted route ,” . 


(2 ) In rule 116 - A , sub rule (3 ) shall be omitted .” 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजीव दुबे , अपर सचिव . 


1. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


